पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट , उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -15 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 02 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 11, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -31 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु 0 


... 


3075 


411-412 


1500 


319-325 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 

... 


975 


975 


975 


... 


975 


975 


975 


1425 


411 - क 


412 


उत्तराखण्ड गजट , 02 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 11, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान - नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


समाज कल्याण अनुभाग -2 

अधिसूचना 

27 जून, 2014 ई ० 
संख्या 937 / XVII- 2 / 14-08( 07)/ 2006- समेकित बाल संरक्षण योजना (I.C.P.S.) के सम्बन्ध में मुख्य सचिव , 
उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत संख्या -700/ XVII-2 / 2014-07( म 0 क 0)/2013, दिनांक 05 मई , 
2014 के सन्दर्भ में जनपद टिहरी गढ़वाल में " राजकीय नारी निकेतन " जौनपुर थत्यूड , टिहरी गढ़वाल को 
किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु 0-18 वर्ष की आयु 
के बालकों हेतु " बाल गृह " के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


एस 0 राजू, 


प्रमुख सचिव । 


खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 

03 जुलाई , 2014 ई ० 
संख्या 1014 / XIX -1 / 36/ खाद्य / 2011 - उपायुक्त के पद पर नियमित चयन हेतु आयोजित चयन समिति की 
संस्तुति के आधार पर डॉ 0 महेन्द्र सिंह बिसेन, जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वेतनमान-₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन-₹ 6600 के पद पर पदोन्नत 
किया जाता है । 

डॉ ० महेन्द्र सिंह बिसेन , को उपायुक्त के पद पर , 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है । 
3. उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के पद पर डॉ 0 बिसेन की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे एवं 
उपायुक्त के पद पर तैनाती तक डॉ 0 बिसेन द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी , हरिद्वार का कार्य यथावत् सम्पादित किया जायेगा । 

राधा रतूड़ी, 


2 . 


प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -6 

अधिसूचना 
प्रोन्नति / तैनाती 

27 जून , 2014 ई ० 
संख्या 770 / बीस -6 / 01 ( 04) 2010 - तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेन्द्र कुमार यादव, संयुक्त निदेशक 
( विधि ). ( वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 7600) को अपर निदेशक ( विधि ). (वेतनमान ₹ 37,400-67,000 , 
ग्रेड पे ₹ 8700 ) के पद पर पदोन्नत करते हुए अभियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में तैनात किये जाने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 


विनोद शर्मा, 
अपर सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर 0 ई 0 ) 31 हिन्दी गजट / 517 - भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अगस्त , 2014 ई० ( श्रावण 11 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL , DEHRADUN 


FOR GRANT OF EARNED LEAVE OF HON BLE VICE CHAIRMAN ( J)/ HON BLE VICE 

CHAIRMAN ( A ) /HON BLE MEMBER 


NOTIFICATION 


May 31 , 2014 


No. 211/UPST/Admn/ IV /2014 /D . Dun .-- In exercise of the powers conferred upon by the Rule 6 of the 
U.P. Public Services Tribunal Act. (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Chairman , Vice Chairman 
& Members ) Rules, 1991, made under Public Services Tribunal Act., 1976 applicable to State of Uttarakhand , 
the Hon ble Chairman has sanctioned the leave of Hon ble Sri U.D. Chaube , Member ( A ) from 04-06-2014 to 
11-06-2014asearned leave. 


By Order of Hon ble Chairman , 

Registrar. 


OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE , PITHORAGARH 


CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE 


March 22,2014 


No. 146 / 1-09-2013 --Certified that the office of District & Sessions Judge , Pithoragarh was transferred 
on proceeding on L.T.C. to home town w.e.f. 24-03-2014 to 11-04-2014 with permission to prefix Sunday on 
23-03-2014 and suffix Second Saturday, Sunday & Ambedkar Jayanti Holidays i.e. 12-04-2014 , 13-04-2014 & 
14-04-2014 , respectively , in anticipation of sanctions of Hon ble High Court , as hereinafter denoted , in the 
afternoon of March 22 , 2014 . 


319 - ख 


320 


BETOUS TOT, 023 , 2014 do ( TCU 11, 1936 96 Ha) 


(HT 1-5 


CERTIFICATE OF TAKEN OVER CHARGE 

April 15 , 2014 
No. 172 /1-09-2013 -- Certified that the office of the District & Sessions Judge , Pithoragarh was taken 
over after availing L.T.C. to home town w.e.f. 24-03-2014 to 11-04-2014 with permission to prefix Sunday on 
23-03-2014 and suffix Second Saturday, Sunday & Ambedkar Jayanti Holidays i.e. 12-04-2014 , 13-04-2014 & 
14-04-2014 , respectively , sanctioned vide letter no . 1613 /UHC /XIV / 49/ Admin . A , dated April 03 , 2014 of Hon ble 
High Court, of Uttarakhand, Nainital, as hereinafter denoted , in the forenoon of April 15 , 2014 . 


Counter- signed , 

(Illegible ) 
Registrar General, 
High Court of Uttarakhand, 

Nainital. 


C. P. BIJLWAN , 
District & Sessions Judge , 

Pithoragarh 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


June 02, 2014 
No. 173 UHCIXIV /39/Admin.A -- Sri G.K. Sharma, Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, 
Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 05 days w.e.f. 05-05-2014 to 09-05-2014 with 
permission to prefix 04-05-2014 as Sunday holiday and to suffix 10-05-2014 & 11-05-2014 as 2nd Saturday & 
Sunday holidays. 


By Order of Hon ble the Chief Justice , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


June 17 , 2014 
No. 183 /UHC /VII- a - 1/Stationery /2014 -- On account of Three Tier Panchayat Election - 2014 in the 
State of Uttarakhand , the High Court and Subordinate Courts in the State shall remain closed U / s -25 of 
Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. 26 of 1981 ) on the respective day of election in the Block in which 
the concerned Court is situated as per the Notification vide endorsement no . 1270 /XXXi/( 13)/ G / 14-69 (sa ) 
2013 of dated 12-06-2014 and Annexure A 


By Order of the Court, 

Sd / 
D. P.GAIROLA , 
Registrar General. 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

23 , 2014 0 
1 867 / 03TRO / yuftofto / 44107-0584 / 2014-116 e 4007-0584, HYGC 1994, 
af en 360324EVQ713474 Ten SUR TO 697D23EVQ756496 lyfty # stufa YCH Ya s otse PME , 
Par HoÑO 135-11 2 are To 13 , gye, for IT BETYPE Tre Th Yuna | 67 Fan 
दिनांक 21-03-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 02 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 11, 1936 


शक सम्वत् ) 


321 


है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एमपी 07 जी -0584 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324EVQ713474 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


23 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 868 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी21-8140 / 2014 - वाहन संख्या यूपी21-8140, मॉडल 1991 , चेसिस 
संख्या 369052387181 तथा इंजन नं 0 692002400320 कार्यालय में श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरूकत्ता सिंह , 
निवासी ट्रांजिट कैम्प वार्ड नं 0 2 , शिवनगर , रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 20-06-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी21-8140 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 369052387181 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


26 जून , 2014 ई ० 
पत्रांक 881 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी 14 एबी -9217 / 2014 - वाहन संख्या यूपी14 एबी -9217 , मॉडल 1990, 
चेसिस संख्या 364052511173 तथा इंजन नं 0 692002959776 कार्यालय में श्री अखिलेश पाण्डे पुत्र श्री शुभ नारायण , 
निवासी काशीपुर रोड, सुभाष कालोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 23-06-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी 14 एबी -9217 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052511173 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


322 


उत्तराखण्ड गजट , 02 अगस्त , 2014 ई ० ( श्रावण 11 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय आदेश 


27 जून , 2014 ई ० 
पत्रांक 884 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06 टीए -2026 / 2014 - वाहन संख्या यूके 06 टीए -2026 , मॉडल 2012, 
चेसिस संख्या 00056305 तथा इंजन नं 0 A1L0573412 कार्यालय में श्री रवि गुप्ता पुत्र श्री चन्द्रभान गुप्ता, निवासी वार्ड 
नं 0 3, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26-06-2014 को आवेदन - पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन 
योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर 
दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का 
कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई 
चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06 टीए -2026 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 00056305 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


28 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 887 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी07 एफ -1408 / 2014 - वाहन संख्या यूपी07 एफ -1408, मॉडल 
1996, चेसिस संख्या 360324CTQ004186 तथा इंजन नं 0 697D23CTQ111057 कार्यालय में श्री विरेन्द्र छावड़ा पुत्र 
श्री गोपाल दास छावड़ा, निवासी गोयल मार्केट न्यू चक्की, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । 
वाहन स्वामी ने दिनांक 27-06-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए 
अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी 
है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी07 एफ -1408 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324CTQ004186 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


28 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 889 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी22-0777 / 2014 - वाहन संख्या यूपी22-0777 , मॉडल 1983 , चेसिस 
संख्या 344073765980 तथा इंजन नं 0 692001769040 कार्यालय में श्री हिमांशु शर्मा पुत्र श्री भूप्रेन्द्र शर्मा, निवासी 
सरदार नगर, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 28-06-2014 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 02 अगस्त, 2014 ई ० ( श्रावण 11 , 1936 


शक सम्वत् ) 


323 


। 


वाहन का कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन 
पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22-0777 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073765980 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


28 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 890 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / एचआर 38 बी -4696 / 2014 - वाहन संख्या एचआर38 बी -4696, मॉडल 1996 , 
चेसिस संख्या 196ZGL4GM0037666 तथा इंजन नं 0 SLC6130098 कार्यालय में श्री गिरीश तयाल पुत्र श्री बरताया , 
निवासी म 0 नं 0 12, फ्रेन्डस इन्क्लेव, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 26-06-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एचआर 38 बी -4696 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 196ZGL4GMO037666 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


30 जून, 2014 ई ० 
पत्रांक 892 / टी 0 आर 0 / पंजी0 नि 0 / एचआर55-0348 / 2014 - वाहन संख्या एचआर55-0348 , मॉडल 1999 , 
चेसिस संख्या 400070JRQ116585 तथा इंजन नं 0 89H62111253 कार्यालय में श्री बाबू अली पुत्र श्री शौकत अली, 
निवासी म 0 नं 0 110 , मौ 0 रामजीवनपुर , गदरपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 28-06-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-06-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एचआर55-0348 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 400070JRQ116585 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


